रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


REGD. NO . D. L -33004/99 


सममेवगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 – उप- खण्ड (j) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 139 ] 

नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 15, 2013 / फाल्गुन 24 , 1934 
No. 139] 

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2013 /PHALGUNA 24, 1934 

पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2013 
सा. का . नि . 174( अ ).- - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति 

क्षण ( वर्ग III ) भर्ती नियम , 1964 को , जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते 
हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण 
में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

____ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, 
उच्च श्रेणी लिपिक , समूह ग पद भर्ती नियम , 2013 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
____ 2. पद संख्या, वर्गीकरण , वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान . -- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण , वेतन बैंड और ग्रेड 
वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं , आदि. – भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी 
जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता... - वह व्यक्ति , -- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है या विवाह की संविदा की है , या . 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . — इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


1117G/ 2013 


अनुसूची 


पद 
कानामपदसंख्या 


वर्गीकरण 


| 
वेतन 
बैंड 
और 
ग्रेड 

वेतन 
या 
वेनमान 


चयन 
अथवा 
सीधे 
भर्ती 
किए 
सीधे 
भर्ती 
किए 
सीधे 
भर्ती 
किए 
परिवीक्षा 
की 
। 
अचयन 
पद 
जाने 
वाले 
जाने 
वाले 
जाने 
वाले 
अवधि 
यदि 

व्यक्तियों 
के 
व्यक्तियों 
के 
व्यक्तियों 
के 
लिए 
कोई 
हो 
। 
लिए 

लिए 
अपेक्षित 
विहित 
आयु 
और आयुसीमाशैक्षिकऔर 

शैक्षिक 
अर्हताएं 
अन्य 
अर्हताएं 
| 
प्रोन्नत 
व्यक्तियों 

की 
दशा 
में 
लागू 
होंगी 
या 
नहीं 
। 

9 
अचयनलागू 
नहीं 
होता 
लागू 
नहीं 
होता 
लागू 
नहीं 
होता 
लागू 
नहीं 

होता 


|7 


8 


उच्चश्रेणी 
लिपिक 


40*(2013)साधारण *कार्यभारके|केन्द्रीयसेवा, आधारपरसमूह"ग" परिवर्तनकिया|अराजपत्रित, जासकताहै।अनुसचिवीय 


| 
वेतन 
बैड 
1 

5200-20200रू. !+2400रू.ग्रेडवेतन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


भी 
की 
पद्धति 
: 
भी 
सीधे 
होगी 
या 
प्रोन्नति 
/ 
प्रतिनियुक्ति 
/ 
आमेलन 
द्वारा 
भर्ती 
की 
दशा 
में 
वे 
श्रेणियां 
जिनसे 
प्रोन्नति 
द्वारा 
या 
प्रतिनियुक्ति 
/ 
आमेलन 
प्रोन्नति 
/ 
प्रतिनियुक्ति 
/ 
आमेलन 
किया 
जाएगा 
। 
द्वारा 
तथा 
विभिन्न 
पद्धतियों 
द्वारा 
भरी 

जाने 
वाली 
रिक्तियों 
की 
प्रतिशतता 
|10 

111 
( 
क 
) 
पैंसठ 
प्रतिशत 
प्रेन्नति 
द्वारा 
प्रोन्नतिः 
वेतन 
बैंड 
- 
1 
, 
5200 
- 
20200रु 
. 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
1900रु 
. 
में 
ऐसे 
अवर 
श्रेणी 
लिपिक 
जिसके 
न 
हो 
सकने 
पर 
प्रतिनियुक्ति 
जिन्होंने 
उस 
श्रेणी 
में 
आठ 
वर्ष 
नियमित 
सेवा 
की 
है 
। द्वारा 

टिप्पणःजहाँऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंकेसंबंधमें,जिन्होंनेअपनीअर्हकयापात्रतासेवापूरी 
( 
ख 
) 
पैंतीस 
प्रतिशत 
सीमित 
विभागीय 
| 
कर 
ली 
है 
, 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
विचार 
किया 
जा 
रहा 
हो 
वहां 
उनसे 
ज्येष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
प्रतियोगिता 
परीक्षा 
( 
एल 
डी 
सी 
ई 
) 
भी 
विचार 
किया 
जाएगा 
परन्तु 
यह 
तब 
जबकि 
उनके 
द्वारा 
की 
गई 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
द्वारा 

सेवा,अपेक्षितअर्हकयापात्रतासेवाकेआधेसेअधिकसेयादोवर्षसे,इनमेंसेजोभी 
टिप्पण1 
: 
सीमित 
विभागीय 
प्रतियोगिता 
कम 
हो 
, 
कम 
न 
हो 
और 
उन्होंने 
अपने 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
सहित 
, 
जिन्होंने 
ऐसी 
अर्हक 
या 
परीक्षा 
के 
लिए 
पात्रता 
सेवा 
भारतीय 
|पात्रतासेवापहलेहीपूरीकरलीहै,अगलीउच्चतरश्रेणीमेंप्रोन्नतिकेलिएअपनी 
वनस्पति 
विज्ञान 
सर्वेक्षण 
मे 
अवर 
श्रेणी 
परिवीक्षा 
की 
अवधि 
सफलतापूर्वक 
पूरी 
कर 
ली 
हो 
। 
लिपिक 
की 
श्रेणी 
में 
पांच 
वर्ष 
की 
नियमित 
सेवा 
होगी 
। 

टिप्पण:2 
प्रोन्नतिकेलिए 
न्यूनतमअर्हकसेवाकीसंगणनाकरनेके 
प्रयोजनकेलिए 
किसी 
अधिकारीद्वारा1 
जनवरी,2006से 
पहलेयाउस 
तारीखसे 
जिससेछठे 
केन्द्रीय 
वेतन 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


. 


" 


T 


[ भाग II 


खण्ड 3(i) ] 


टिप्पण:2यदिखंड(ख)केअधीनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै, उपलब्धरिक्तियोंकीसंख्यावालेनियमितआधारपरकीगईसेवाकोसिवायउसदशाकेजहाँएकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षित कर्मचारीउक्तपरीक्षामेंअर्हताप्राप्त|वेतनमानकासाधारणलाभकेवलउसपद(उनपदों)परविस्तारितहोगाजिसकेलिएग्रेड करलेतेहैंतोऐसीअधिकसंख्या|वेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनकासाधारणप्रतिस्थापनग्रेडहैउक्तवेतनआयोग वालेकर्मचारियोंपरपश्चात्वर्तीवर्षोंमेंकीसिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानमेंकीगईसेवा होनेवालीरिक्तियोंकोभरनेकेलिए|समझीजाएगी। विचारकियाजाएगाजिससेकिप्रतिनियुक्तिः पर्ववर्तीपरीक्षामेंअर्हताप्राप्तकरनेकेन्दीयसरकारकेऐसेअधिकारी: वालेकर्मचारियोंपरपश्चात्वर्तीपरीक्षा(क)(1)जोनियमितआधारपरसदृशपदधारणकिएहुएहैं,या मेंअर्हताप्राप्तकरनेवालेकर्मचारियों(2)जिन्होंनेअवरश्रेणीलिपिकयासमतुल्यश्रेणीमेंआठवर्षनियमितसेवाकीहै,और॥ सेपूर्वविचारकियाजासके।(ख)जिनकेपासनिम्नलिखितशैक्षिकअर्हताहै: 

किसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसेकिसीभीसंकायमेंबैचलरडिग्री।.. टिप्पण:3सीमितविभागीयप्रतियोगिता परीक्षाकापाठ्यविवरणनिम्नानुसारटिप्पणः1पोषकप्रवर्गकेऐसेविभागीयअधिकारी,जोप्रोन्नतिकीसीधीपंक्तिमें||| 

हैं.प्रतिनियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रनहींहोंगेऔरइसीप्रकारप्रतिनियुक्त।। (1)सामान्यज्ञान 

व्यक्तिप्रोन्नतिद्वारानियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रनहींहोंगे। (2)सामान्यअंग्रेजीजिसकेअंतर्गत व्याकरणभीहै 

टिप्पण:2प्रतिनियुक्तिकीअवधि,जिसकेअंतर्गतकेन्द्रीयसरकारकेउसीयाकिसीअन्य| (3)कार्यालयप्रकिया,और 

संगठनयाविभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपदपर|| (4)कम्प्यूटरपरअंग्रेजीमें35शब्दप्रतिनियुक्तिकीअवृधिहै,साधारणतयातीनवर्षसेअधिकनहींहोगी। याहिन्दीमें30शब्दप्रतिमिनटकी टंकणगति। 

टिप्पणः3प्रतिनियुक्तिद्वारानियुक्तिकेलिएअधिकतमआयुसीमाआवेदनप्राप्तकरनेकी| (प्रत्येकशब्दकेलिए5कीडिप्रैशन|अंतिमतारीखको56वर्षसेअधिकनहींहोगी। केऔसतपर10500केडीपी एच/9000केडीपीएचकेसमरुप|टिप्पण:4प्रतिनियुक्तिकेआधारपरनियुक्तिकेप्रयोजनकेलिएकिसीअधिकारीद्वारा,1 35शब्दऔर30शब्दप्रतिमिनट)जनवरी2006सेपहलेयाउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशों 

परआधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमितआधारपरकीगई टिप्पण:जोकर्मचारीचयनआयोगके|सेवाको,सिवायउसदशाकेजहाँएकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेड माध्यमसेभर्तीकेसमयकम्प्यूटरपर|वेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणीमेंविलयहोगयाहैऔरवहाँयहलाभकेवलउसपद टंकणपरीक्षामेंपहलेहीअहितहोउनपदोंपरविस्तारितहोगाजिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनका गएहैंउन्हेंकम्प्यूटरपरटंकणपरीक्षा|साधारणप्रतिस्थापनग्रेडहै,वेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानी| सेछूटप्राप्तहोगी। 

ग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझीजाएगी। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 
यदि 
विभागीय 
प्रोन्नति 
समिति 
है 
तो 
उसकी 
संरचना 


भर्ती 
करने 
में 
किन 
परिस्थितियों 
में 
संघ 
लोक 
सेवा 
आयोग 
से 
परामर्श 
किया 
जाएगा 
। 
13 
लागू 
नहीं 
होता 


12 
विभागीय 
प्रोन्नति 
– 
समिति 
( 
प्रोन्नति 
के 
संबंध 
में 
विचार 
करने 
के 
लिए 
) 
जो 
निम्नलिखित 
से 
मिलकर 
बनेगी 
: 
( 
i 
) 
निदेशक 
, 
भारतीय 
वनस्पति 
विज्ञान 
सर्वेक्षण 
, 
- 
अध्यक्ष 
( 
ii 
) 
कार्यालय 
का 
प्रधान 
, 
भारतीय 
वनस्पति 
विज्ञान 
सर्वेक्षण 
, 
– 
सदस्य 
( 
iii 
) 
कार्यालय 
का 
प्रधान 
, 
भारतीय 
प्राणी 
विज्ञान 
सर्वेक्षण 
– 
सदस्य 


[ 
फा. 
सं 
.1 
/ 
9 
/ 
2011 
-सी 
. 
एस 
.बी 
. 
] बी.एम.एस.राठोर,संयुक्तसचिव(संरक्षणऔरसर्वेक्षण) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART JI - SEC . 3(1 ] 


[ 411 II — Que 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


GS 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2013 
74 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India ( Class III ) Recruitment 
Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk , except as respects 
things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper 
Division Clerk in the Ministry of Environment and Forests , Botanical Survey of India , 
namely : 


1. 


Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of 
Environment and Forests , Botanical Survey of India , Upper Division Clerk , Group 
C Post Recruitment Rules, 2012 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 


2 . 


Number of post , classification , pay band and grade pay or pay scale . - The number 

said post, its classification , pay band and grade pay or pay scale attached 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these 
rules . 


3 . Method of recruitment, age limit, qualifications, etc . - The method of recruitment, 

age limit , qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in 
columns 5 to 13 of the said Schedule . 


4 . 


Disqualification . - No person , - 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a 

spouse living ; or 


(b ) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with 

any person , 


- . 


shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is 
permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the 
marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the 
operation of this rule . 


5 . Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may, by order and for reasons to be recorded in 
writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of 
persons. 


6 . Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and 
other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes, ex - servicemen and other special categories of persons in accordance with the 

orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 
1117 41 / 3 . 2 


SCHEDULE 


Nameofpost. 


Numberofpost. 


Classification. 


PaybandandgradeWhetherselectionpostor payorpayscale.non-selectionpost. 


UpperDivisionClerk. 


40* 


Non-selection. 


Agelimitfordirectrecruits. 


GeneralCentralService,Payband-1: (2012) 

Group C ,Non-Gazetted,Rs.5200-20200plus *SubjecttovariationMinisterial. 

gradepay.Rs.2400. dependentonworkload. Educationalandother qualificationsrequiredforeducationalqualificationsifany. directrecruits. 

prescribedfordirect recruitswillapplyinthe caseofpromotees. 


Methodofrecruitment whetherbydirect recruitmentorby promotionorby deputationabsorption andpercentageof vacanciestobefilledby variousmethods. 


- 


RM 


1 


VV 


Notapplicable. 


Notapplicable. 


Notapplicable. 


Notapplicable. 


en10 (a)sixty-fivepercent.by 

promotionfailing whichbydeputation; 

and (b)thirty-fivepercent. by 

Limited Departmental Competitive Examination(LDCE 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- UN 


Note1:Theeligibility servicefortheLimited Departmental CompetitiveExamination 
shallbefiveyears regular serviceinthegradeof LowerDivisionClerkin theBotanicalSurveyof India. 


(Part II Sec . 3 (1) ] 


LE 


:-271956111 


[ 1 II - s 3 (1) ] 


Note2:Ifmoreofsuch employeesthanthe numberofvacanciesare availableunderclause(b) abovequalifiedatthesaid Examination,suchexcess numberofemployees shallbeconsideredfor fillingthevacancies arisinginthesubsequent yearssothatthe employees.qualifyingat anearlierExaminationare consideredbeforethose whoqualifyatalater Examination. Note3:Thesyllabusfor 
LimitedDepartmental CompetitiveExamination shallbe:(1)General Knowledge,(ii)General English:including Grammar,(ii)Office Procedureand(iv)A typingspeedof35words perminuteinEnglishor 30wordsperminutein Hindioncomputer. (35wordsperminuteand 30wordsperminute correspondto10500 KDPH/9000KDPHonan averageof5key depressionsforeach word) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


-- 


- 


. 


12 


11 


Note4:Thosewhohave alreadyqualifiedthe typingtestoncomputer atthetimeofrecruitment throughStaffSelection, Commission,shallbe exemptedfromtyping 

testoncomputer, Incaseofrecruitmentbypromotion/deputation/IfaDepartmentalPromotionCommitteeCircumstancesinwhichUnionPublic absorption,gradesfromwhichpromotion/exists,whatisitscomposition. 

ServiceCommissionistobe deputation/absorptiontobemade. 

iconsultedinmakingrecruitment. 
--...--.--- 

_13 
Promotion: 

DepartmentalPromotionCommittee(for;Notapplicable. LowerDivisionClerkinpayband-1Rs.5200-20200consideringpromotion)consistingof: plusgradepayofRs.1900witheightyears regular1.Director, 
serviceinthegrade. 

BotanicalSurveyofIndia-Chairman; Note1;Wherejuniorswhohavecompletedtheiri2.HeadofOffice, qualifyingoreligibilityservicearebeingconsideredBotanicalSurveyofIndia-Member; forpromotion,theirseniorsshallalsobeconsidered3.HeadofOffice, providedtheyarenotshortoftherequisiteZoologicalSurveyofindia-Member. qualifyingoreligibilityservicebymorethanhalfof suchqualifyingoreligibilityserviceortwoyears, whicheverisless,andhavesuccessfullycompleted theirprobationperiodforpromotiontothenext highergradealongwiththeirjuniorswhohave alreadycompletedsuchqualifyingoreligibility 
service. Note2:Forthepurposeofcomputingminimum qualifyingserviceforpromotion,theservice renderedonaregularbasisbyanofficerpriortoist January,2006orthedatefromwhichtherevisedpay structurebasedontherecommendationsofthe SixthCentralPayCommissionhasbeenextended, shallbedeemedtobeservicerenderedinthe correspondinggradepayorpayscaleextended basedontherecommendationsofthesaidPay 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1] — Sec. 3 (1)] 


(12) 


To 


713) 


[ YFTI 


Commissionexceptwheretherehasbeenmergerof morethanonepre-revisedscaleofpayintoone gradewithacommongradepayorpayscale,and wherethisbenefitwillextendonlyforthepost(s)for whichthatgradepayorpayscaleisthenormal replacementgradewithoutanyup-gradation, 


TENS 3 (1) ] 


Deputation: OfficersoftheCentralGovernment, 

(a)(i)holdinganalogouspostonregularbasis;or (ii)witheightyears regularserviceinthegrade ofLowerDivisionClerkorequivalent;and (b)possessingthefollowingeducational 

qualification: Bachelor sDegreeinanystreamfroma 

recognisedUniversity. Note1:Thedepartmentalofficersinthefeeder categorywhoareinthedirectlineofpromotionwill notbeeligibleforconsiderationforappointmenton deputationandsimilarly,deputationistswillnotbe eligibleforconsiderationforappointmentby promotion. Note2:Theperiodofdeputationincludingthe periodofdeputationinanotherex-cadrepostheld immediatelyprecedingthisappointmentinthesame orsomeotherorganisationorDepartmentofthe 
CentralGovernmentshallordinarilynotexceedthree years. Note3:Themaximumagelimitforappointmentby deputationshallbenotexceeding56yearsasonthe 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


(12) 


( 
13 
) 


-- -- - - --- 


- 


closingdateofreceiptoftheapplications. Note4:Forthepurposeofappointmenton deputation,theservicerenderedonaregularbasis byanofficerpriorto1stJanuary,2006orthedate fromwhichtherevisedpaystructurebasedonthe recommendationsoftheSixthCentralPay Commissionhasbeenextended,shallbedeemedto 
beservicerenderedinthecorrespondinggradepay orpayscaleextendedbasedonthe recommendationsofthesaidPayCommission exceptwheretherehasbeenmergerofmorethan onepre-revisedscaleofpayintoonegradewithai commongradepayorpayscale,andwherethis benefitwillextendonlyforthepost(s)forwhichthat gradepayorpayscaleisthenormalreplacement gradewithoutanyup-gradation. 


- - - 


- 


- 


- - - - 


--- 


and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


F 
. 
NO 
. 
1 
/ 
9 
/ 
2011 
- 
CSB 
] B.M.S.RATHORE,Jt.Secy.(ConservationandSurvey) 


[PART IPSEC . 30 ) 


